रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004 / 99 


REGD . NO. D. L.-33004/ 99 


सत्यम्म 


त 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (iii ) 
PARTI - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली . शुक्रवार . मई 26 , 2006 / ज्येष्ठ 5, 1928 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26 , 2006/ JYAISTHA 5, 1928 


सं. 544 ] 
No. 544 ] 


17OT 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 मई, 2006 
का . आ . 819 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , प्रेस परिषद् 
अधिनियम , 1978 ( 1978 का 37 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 6 ) 
के साथ पटित धारा 5 की उप - धारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 
अधिसूचना सं. का. आ . 1108( अ ) , तारीख 12 अक्तूबर, 2004 में 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , " संसद सदस्य [ धारा 5 की उप -धारा 
( 3 ) के खण्ड ( ङ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ] " शीर्षक के अधीन क्रम 
सं. 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम . 
सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 
" 24 . श्री गुरुदास कामत , 

वर्तमान पता : 19, जी. आर. जी . रोड , 
नई दिल्ली - 110011 
स्थायी पता : " गौरीनंदन ", 
5वीं सड़क , आचार्य गार्डन के निकट , 
चैम्बूर , मुम्बई-400071 " 

[ फा . सं. 4/31/2003 - प्रेस ] 
पी. के. त्रिपाठी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF INFORMATION AND 

BROADCASTING 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 26th May , 2006 

S. O . 819 (E ). - Inexercise of the powers conferred 
hy Suh - section (5 ) of Section 5 read with Sub- section (6 ) of 
Section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978 ), the 
Central Government hereby makes the following 
amendment in the notification of the Governmentof India 
in the Ministry of Information and Broadcasting, number 
S .O . 1108(E ),dated the 12th October, 2004, namely : 

In the said notification , under the heading 
“Members of Parliament (nominated under clause ( e) of 
Sub - section (3 ) of Section 5 ]” , for serial number 24 and the 
entries relating thereto , the following serial number and 
entries shall be substituted , namely : 

Shri Gurudas Kamat, 
Present Address : 19, G. R. G. Road , 
New Delhi -110011. 
Permanent Address : “ Gaurinandan " , 
5th Road ,Near Acharya Garden , 
Chembur , Mumbai - 400071 . " 

[ F. No. 4/ 31/ 2003 -PRESS ] 

P. K . TRIPATHI, Jt. Secy . 
Note : The principal notification was published 
vide S. O . 1108 ( E), dated the 12th October , 2004 , in the 
Gazette of India , Part II , Section 3 Sub - section (ii ). 


टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र , भाग I, 
खण्ड 3 , उप - खण्ड ( i ) में का. आ . 1108 ( अ ) , तारीख 12 अक्तबर, 
2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


1617 GI/ 2006 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


